. 
. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 वैशाख 1936 ( श० ) 
राँची ,बुधवार 

30 अप्रैल, 2014 (ई० ) 
खान एवं भूतत्व विभाग 


संख्या 184 


- - - - - - - 


अधिसूचना 
28 अप्रैल , 2014 


संख्या - खनि(विविध )- 328/ 2013- 777/ एम -- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के 
नियम -9 ( 2) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार , खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली , 
1988 के नियम-13(2) के अन्तर्गत जिला/ सहायक खनन पदाधिकारी के अनुशंसा पर कार्रवाई किए जाने हेतु 
खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड , राँची के उप निदेशक , खान/ अपर निदेशक, खान /निदेशक , खान को राज्य 
सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है । 

2. प्रस्ताव में विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


(ह०/-) अस्पष्ट , 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 184 - 50 | 


